सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार दवारा प्रकाशित 


संख्या- 696 


13 श्रावण, 1938 ( श० ) 
राँची, गुरुवार , - 

___ 4 अगस्त, 2016 (ई०) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


आदेश 
14 जुलाई , 2016 


संख्या- 14 / स्थानीयता नीति -14- 01 /2015 / 5939 -- चूंकि , भारत संविधान की 5 वीं अनुसूची की 
कंडिका-5 की उप कंडिका - 1 के अधीन राज्यपाल, लोक अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकता है कि संसद 
का या उस राज्य के विधानमंडल का कोई विशिष्ट अधिनियम उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र या उसके 
किसी भाग पर लागू नहीं होगा अथवा उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग को ऐसे 
अपवादों और उपान्तरणों के अधीन लागू रहते हुए लागू होगा जो वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करें ; 

और चूंकि , विषम भूपृष्ठीय बनावट, जल संसाधन की कमी, वनोच्छादन का ह्रास और अनियंत्रित 
त्वरित औद्योगिकीकरण के कारण राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों का सामाजिक संकेतांक औसत से कम है 
और राज्य में अनुसूचित क्षेत्र की पहचान न्यून मानव विकास सूचकांक , पिछड़ापन, पृथकता एवं गरीबी 
द्वारा होती है ; 

__ और चूंकि , उपर्युक्त चिह्नित कारकों की पहचान करते हुए झारखण्ड जनजातीय परामर्शदातृ 
परिषद द्वारा जिला स्तर के वर्ग- 3 एवं वर्ग- 4 के पदों पर नियुक्ति हेतु राज्य के 13 जिलों 
साहेबगंज , पाकुड़ , दुमका, जामताड़ा, लातेहार , राँची, खूटी , गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा , पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी 
सिंहभूम और सरायकेला - खरसावाँ में जिला स्तर के वर्ग- 3 एवं वर्ग - 4 के शत प्रतिशत पदों पर 
संबंधित जिले के स्थानीय निवासियों की नियुक्ति हेतु 10 वर्षों की अवधि के लिए विभिन्न नियुक्ति 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) गुरुवार 4 अगस्त , 2016 
नियमावलियों में वर्णित अहर्ता की शर्तों के स्थगन के लिए अधिसूचना जारी करने की अनुशंसा की 
गयी है; 

और चूंकि , झारखण्ड राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्रों के स्थानीय निवासियों के पक्ष में नियोजन का 
अतिरिक्त अवसर प्रदान कर वहाँ के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना चाहते हैं ; 

निम्नलिखित अधिसूचना राजपत्र के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी: 


अधिसूचना 
14 जुलाई , 2016 


संख्या - 14/ स्थानीयता नीति- 14 -01 /2015/5938 -- भारत के संविधान की पाँचवीं अनुसूची के 
पैरा-5 के उप - पैरा-( 1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , झारखण्ड के राज्यपाल, एतद् 
द्वारा निदेर्शित करते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा 
बनाये गये जिला स्तर के भर्ती नियमावलियों, ( संलग्न सूची के अनुसार ), जिसे समय - समय पर राज्य 
सरकार पुनरीक्षित कर सकेगी, में नियुक्ति के लिए पात्रता संबंधी प्रावधान , इस हद तक इसके पश्चात् , 
यथाविनिर्दिष्ट सीमा तक उपान्तरित तथा लागू समझे जायेंगे, अर्थात : 

" इन नियमों में अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम , आदेश , निर्देश, नियम अथवा 
विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी , राज्य के 13 जिलों - साहेबगंज , पाकुड़, दुमका, जामताड़ा , 
लातेहार , राँची , खूटी, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम , पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला- खरसावाँ 
के मात्र स्थानीय निवासी ही , इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 10 वर्षों की कालावधि के लिए 
संबंधी जिलों के विभिन्न विभागों में जिला संवर्ग के तृतीय श्रेणी के पदों में उद्भत रिक्तियों पर भर्ती 
हेतु पात्र होंगे । 

झारखण्ड के राज्यपाल के नाम से 

तथा आदेशानुसार , 


निधि खरे, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


संख्या- 14/ स्थानीयता नीति - 14 -01/ 2015 भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3) के 
अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना सं०- 5938 दिनांक 14 जुलाई , 2016 का अंग्रेजी अनुवाद 
राज्यपाल के प्राधिकार के एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है | 


झारखण्ड राज्यपाल के नाम से 

तथा आदेशानुसार 


दिवाकर प्रसाद सिंह, 
सरकार के उप सचिव । 


FIR QUS JHC (31HTERUT) Joak 4 3014 , 2016 


Deptt. of Personnel, Administrative Reforms & Rajbhasha 


Order 
14th july , 2016 


No . 5939 -- Whereas, under sub -paragraph ( 1 ) of paragraph 5 of the Fifth Schedule to the 
Constitution of India , the Governor may, be public notification direct that any particular Act of 
Parliament or of the Legislature of the State shall not apply to a Schedule Area or any part thereof in 
the State Subject to such exceptions and modifications as specified in the notification . 

And whereas, the Scheduled Area in the State are characterized by low Human Development 
Indices, backwardness, remoteness poverty and whereas the social indicators of the Scheduled Area 
are on an average, inferior to the average of Social indicators in the State due to uneven topography, 
lack ofwater resources, loss in canopy coverage of forest and uncontrolled rapid industrialization ; 

And whereas , recognizing the factors identified above , the Tribal Advisory Council of 
Jharkhand has recommended issuing of a notification by the Governor for suspension of eligibility 
conditions as enshrined in various appointment rules for the appointment of class 3 and class 4 posts 
at district level for a period of 10 years in the 13 districts namely – Sahebganj, Pakur, Dumka , 
Jamtara , Latehar, Ranchi, Khunti, Gumla , Lohardaga , Simdega , East Singhbhum , West 
Singhbhum and Saraikela- kharsawan for appointment of cent -percent District Level class- 3 and 
class -4 posts by the local residents ofthe district concerned ; 

And whereas, the Governor of Jharkhand in order to improve the quality of people in the 
Scheduled Area , by providing additional opportunities of employment , in favour of the local 
residents of Scheduled Areas; 

The following notification shall come into effect from the date of its publications in the official 
Gazette : 


Notification 
14th july , 2016 


HCUT- 14 - FYRAT fifa 14 JIGA , 2015 / 5938 -- In exercise of powers conferred by 
the provisions by sub - paragraph ( 1 ) of paragraph 5 of the Fifth Schedule to the Constitution of India , 
the Governor of Jharkhand, hereby, directs that the provisions regarding " eligibility of the 
appointment” mentioned in the various appointment rules as per list enclosed , Government may 
ammend from time to time , framed by the State Government under article 309 of the Constitution 
for the appointment to the district cadre posts , shall be deemed to the modified and enforced up to 
the extent as specified hereinafter, namely : 

“Notwithstanding anything contained in these rules or any other Act, Order, Direction , Rules 
or Law for the time being in force, only local redidents of the districts namely – Sahebganj, Pakur, 
Dumka , Jamtara , Latehar, Ranchi, Khunti, Gumla , Lohardagga , Simdega , East Singhbhum , West 
Singhbhum and Sraikela -kharsawan , shall be eligible for recruitment to the vacancies arising in class 
3 and class -4 posts of the district cadre in various department of the concern districts , for a period of 
10 years from the date of issue of this notification ” 

By order and in the name of the 

Governor of Jharkhand, 


Nidhi Khare , 
Principal Secretary to the Government. 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार 4 अगस्त , 2016 


जिला स्तरीय पदों पर भर्ती हेतु नियुमावलियों की सूची 


3. 


क्रमांक विभाग का नाम 

पदनाम 

अधिसूचना सं०/तिथि 
| 1. | कार्मिक ,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग वाहन चालक 

742/ 15. 02. 2007 
2. कार्मिक ,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । लिपिक ( क्षेत्रीय कार्यालय ) 

1749 / 27.03. 2010 
पंचायती राज एवं एन०आर०ई०पी० (विशेष पंचायत सचिव 

1963/ 02. 07. 2015 
प्रमंडल ) विभाग 
कृषि एवं गन्ना विकास विभाग 

जन सेवक 

1411/ 25 .05. 2011 
वन एवं पर्यावरण विभाग 

राज्य अवर वन क्षेत्रकर्मी 

4068/04.09. 2014 
मानव संसाधन विकास विभाग 

+ 2 विद्यालय शिक्षक एवं 2425/04. 09.2012 

शिक्षकेत्तर कर्मचारी 
| मानव संसाधन विकास विभाग 

प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक 1632/05 .09. 2012 

| अनुदेशक 
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग 

माध्यमिक शिक्षक / शिक्षकेत्तर 434/ 01.03. 2016 

कर्मचारी 
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 

अमीन 

3683/ 25 . 11. 2013 
| राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 

कनीय राजस्व सेवा संवर्ग 

549/ 24.02. 2012 
स्वास्थ्य , चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण नर्सिंग संवर्ग 

109/ 20. 07. 2012 
विभाग 
| 12. | गृह विभाग 

आरक्षी 

6992/ 20 . 10 . 2014 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 696 - 50 | 


